रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L.- 33004/99 


१ 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 उप - खण्ड (i) 
PART II _ Section 3 -- Sub -section(i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , मार्च 1 , 2013 / फाल्गुन 10 , 1934 
NEW DELHI , FRIDAY, MARCH 1, 2013/PHALGUNA 10 , 1934 


सं . 
No . 


1211 
121 ] 


- 


- 


शहरी विकास मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2013 
सा. का. नि . 155( अ). - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय लोक निर्माण 
विभाग , ( अधीनस्थ कार्यालय ) समूह घ पद भर्ती नियम, 1980 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया 
गया है या करने का लोप किया गया है, शहरी विकास मंत्रलय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में समूह ग पद अधीनस्थ अराजपत्रित , 
अननुसचिवीय बहुकार्य कर्मचारिवृन्द की भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

___ 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग , ( अधीनस्थ कार्यालय ) बहुकार्य 
कर्मचारिवृन्द , समूह ग पद भर्ती नियम , 2013 है । 

(ii ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान. - उक्त पद की संख्या , उसका वर्गीकरण और उनके वेतन 
बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2 ) से स्तंभ ( 4) में विनिर्दिष्ट हैं । 

____ 3. भर्ती की पद्धति, आयु - सीमा , अर्हताएं , आदि.--- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति , आयु- सीमा , अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य 
बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ ( 5 ) से स्तंभ ( 13 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरर्हता. — वह व्यक्ति ,---- 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि 
के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह अन्य व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है । 

5. शिथिल करने की शक्ति . — जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए 
जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत , आदेश द्वारा शिथिल कर 
सकती है । 

6. व्यावृत्ति . — इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षण, छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार 
द्वारा इस संबंध में समय - समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों , अन्य पिछड़े वर्गों , भूतपूर्व सैनिकों और 
अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 


858 GI/ 2013 


अनुसूची 


पदकानाम 


सीबभतीकिएजानेवालेव्यक्तियोंकेलिएबायुसीमा 


पदोंकी संख्या 


- 


औरग्रेड वेतन वेतनमान 


अचयन 


|सीधमताासामताापरिवाकामतीकीप्रोन्नतियायदिकोईविभागीयपरिस्थितियां किएपाने|किएजानेकीअवधि,|पद्धतिःसीबी|प्रतिनियुक्तियाप्रोन्नतिसमितिहै.तोजिनमेंसंघ वालेबाले।यदिकोईभर्तीद्वारायाआमेलनद्वाराइसकागठनकिस।लोकसेवा व्यक्तियोंकेव्यक्तियोंके 

प्रोन्नतिद्वारामर्तीकीदशामें|प्रकारसेकियाहै,आयोगसे लिएशैक्षिक|लिएविहित 

यावेश्रेणियांजिनसे 

भीके औरअन्य|आयुऔरप्रतिनियुक्ति।प्रोन्नतियांया 

संबंधमें अर्हताएंशैक्षिक 

द्वारायाप्रतिनियुक्तिया अर्हताएं.आमेलनद्वाराआमेलनकिया 

कियाजाना प्रोन्नत 

औरविभिन्न|जाएगा व्यक्तियोंके 

पद्धतियोंद्वारा मामलेमें 

भरीजाने लागूहॉगीया 

वालीरिक्तियों नहीं 

काप्रतिशत 


THIRAIIHIR-III 


। 


56 


|12 


13 


t 


10. सीधी 


भीलागूनहींहोतासमूह ग विभागीयालागनह 

प्रोम्नतिसमिति(पष्टिहोता परविचारकरनेके लिए) 

जो निम्नलिखितसेमिल करबनेगी: 


द्वारा 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


- 


बहुकार्य 36114साधारण 

देतनलागू|आयु18से25वर्षकेबीच 

|मट्रिकयालागूनहींदोवर्ष कर्मचारिवृन्द|केन्द्रीयसेवाबैंड-1,नहीं 

समतुल्यहोता समूह ग |5200रू-होता!टिप्पणःआयुसीमाअक्धारितकरनेकेलिएनिर्णायकअर्हताया कार्यभारअराजपत्रित|20200+ 

तारीखमारतमेंअभ्यर्थियोंसेआवेदनपत्रप्राप्तकरनेकेआईटी ग्रेडवेतन 

लिएनियतकीगईअंतिमतारीखहो(नकिबहतारीखआई 
आधार|अननुसचिवीय!1800रू. 

जोअसम,मेघालय,अरुणाचलप्रदेश,मिजोरम,मणिपुर, उत्तीर्ण पर 

नागालैण्ड,त्रिपुरा,सिक्किम,जम्मूऔरकश्मीरराज्यकी परिवर्तन 

लदासडिवीजन,हिमाचलप्रदेशकेलाहौलऔरस्पिति 
कियाजा 

जिलेतथाचम्बाजिलेकापांगीसबडिवीजन,अण्दमान सकता 

औरनिकोबारद्वीपसमूहतथालक्षाद्वीपमेंरहरहे ।अभ्यर्थियोंकेलिएअंतिमतारीखनिर्धारितकीगईहो) |यदिमीरोजगारकार्यालयकेमाध्यमसेहैतोऐसे |मामलेमेंआयुसीमाकेअपधारणकीनिर्णायकतारीख |रोजगारकार्यालयसेनामभेजनेकेलिएनियतअंतिम| तारीखहोगी। 


- 


1.अधीक्षणइंजीनियर, केन्द्रीयलोकनिर्माण 
विमाग 
-अध्यक्षा 2.केन्द्रीयलोक निर्माणविमागसेदो कार्यपालक 
इंजीनियर-सदस्य। 


[फा.सं.64/4/2012-एसएंडडी(ईडब्ल्यू-II)] 

अंबुजबाजपेई,अवरसचिव 


[ PART II _ SEC. 36 ] 


[ 971 1- QUE 3(1)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 1st March , 2013 
GS.R . 155(E ).- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the 
constitution and in the supersession of the Central Public Works Department 
(Subordinate Offices ) Group D posts Recruitment Rules , 1980 , except as suspects 
things done or omitted to be one before such supersession , the President hereby 
makes the following rules regulating the method of recruitment to Group C posts 
Subordinate Non -Gazetted , Non -Ministerial Multi Tasking Staff as the Central Public 
Works Department in the Ministry of Urban Development, namely : 
1. Short title and commencement. 
©). These rules may be called the Central Public Works Department, 

( Subordinate Offices) Multi Tasking Staff, Group C posts , Recruitment Rules 

2013 . 
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official 

Gazette . 
2 . Number of post, classification and Pay Band and Grade Pay or Pay Scale . 

The number of post, its classification and Pay Band and Grade Pay or Pay Scale 
attached thereto shall be as specified in columns (2 ) to (4 ) of the Schedule 
annexed to these rules . 
Method of recruitment, age limit, qualification etc . The method of 
recruitment, age limit , qualifications and other matters relating to the said post 
shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid . 
Disqualification . - No person , 
a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse 
living ; or 
b ) who , having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with 
any person , 
shall be eligible for appointment to the said post; 

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage 
is permissible under the personal law applicable to such person and the other 
party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any 
person from the operation of this rule . 


Power to relax . - Where the Central Government is of the opinion that it is 
necessary or expedient so to do , it may by order and for reasons to be recorded 
in writing , relax any of the provisions of these rules with respect to any class or 
category of persons. 
Saving . - Nothing in these rules shall affect reservation , relaxation and other 
concessions required to be provided for the Schedule Castes , the Schedule 
Tribes , Other Backward Classes , ex -Servicemen and other special categories of 
persons in accordance with the orders issued by the Central government from 
time to time in this regard . 


Nameof 


Numberof 

post 


ClassificatioPayBandand 

Grandepayor PayScale 


AgeLimitsfor DirectRecruite 


post 


Whether selection postornon sotection 

post 


SCHEDULE Educationalandwhetherageandperiodof 

othereducationalprobation, qualificationsQualifications1.#any 

requiredforprescribedfor directrecruitsdinctrecruite 

willapplyinthe 


Wathodof IncaseofTlfeDepartmentalClrcumstance 

recruitment, |recruitmentbyPromotionCommitteeinwhichUnion Whetherbydirect 

existo,whatlaIts PublicService recruitmentorby1deputationorcomposition|Comunisalonla promotionorbyabsorptiongrades 

tobeconsulted dmputationorfromwhich 

Inmakingthe boorptionandpromotionor 

Recruitment percentageofthe deputationor vacanciestobe absorptiontobe mladbyvarious 

mado methods 


promotor 


(0 Multi Tasking Staff 


(5) 

Not applicable 


NotapplicableTwoyears 


(10) Bydirect recruitment 


(13) Notapplicable 


(2) *3617(2013)General (SubjecttoCentral variationService 
dependent|Group C onworkload)Non 

Gazetted andNon Ministerial 


PayBand-1, 

5200 20200+ 
GradePay, 

1800/ 


(11) 

(12) NotapplicableGroup C 

Departmental Promotion Committee(for considering confirmation) consistingof: 


. 


(6) Between18and25yearsofageMatriculation 

orequivalent Note:Thecrucialdateforqualificationor determiningtheagelimitshaltITIPass betheclosingdateforreceiptof applicationfromcandidatesin India(andnottheclosingdate prescribedforthoseinAssam, Meghalaya,ArunachalPradesh, Mizoram,Manipur,Nagaland, Tripura,Sikkim,ladakhDivision ofJammuandKashmirState, LahualandSpitiDistrictand PangiSubDivisionofChamba districtofHimachalPradesh, AndamanandNicobarislandsor Lakshadweep). 


.. 


and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 
Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 


1.Superintending Engineer,Central PublicWorks Department- Chairman 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


.-. 


2.TwoExecutive Engineers,from CentralPublic 
WorksDepartment Members 


...--.-- 


... 


Incaseofrecruitmentmade throughtheemployment Exchange,thecrucialdatefor determiningtheagelimitshall bethelastdateuptowhichthe EmploymentExchangeisasked tosubmitthenames. 


-... 


[F.No.64/4/2012-S&D(EW-IN) AMBUJBAJPAI,UnderSecy. 


[PART II- SEC . 3 (1) ] 


